निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 96) 


7 चैत्र 1934 ( NO ) 
पटना, मंगलवार , 27 मार्च 2012 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - - - - - 


अधिसूचना 

6 फरवरी 2012 
सं0 2 स्था० - 177/10 - 193/वि०स० — श्री नसीम अख्तर, प्रशाखा पदाधिकारी ( उर्दू शाखा ) , बिहार विधान सभा 
सचिवालय , जो वेतन बैण्ड PB-3 , Rs .-15,600 - 39,100 रु० में प्रतिमाह 25 ,350 रु० वेतन पाते हैं , को बिहार सेवा 
संहिता के नियम - 227 , 230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 23.12.2011 से 30.12.2011 तक एवं दिनांक 03.01. 2012 
से 06. 01.2012 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त सेवा संहिता के नियम 159 के तहत क्रमशः 
दिनांक 31.12. 2011 से 01.01. 2012 एवं दिनांक 07.01. 2012 से 08. 01. 2012 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने 
की अनुमति दी जाती है । 

आदेश से , 

ताराचन्द रजक , 
अवर सचिव , बिहार विधान - सभा । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 96-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


